निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 211) पटना , सोमवार , 20 मार्च 2017 


सं० मं०म० - 01 / आर० - 28 / 2006 / 305 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


संकल्प 

__ 17 मार्च 2017 
विषय : - सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण /पदस्थापन संबंधी नीति एवं प्रक्रिया में संशोधन । 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 434 , दिनांक 01. 03.2007 की कंडिका 1( क ) में 
उल्लिखित प्रावधान के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जायेगा : 

" परन्तु नई नियुक्ति से संबंधित मामलों में प्रथम पदस्थापन सक्षम प्राधिकार द्वारा कभी भी किया जा सकेगा । " 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त 

प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित 
किया जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 211- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


